रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


F 


- PET 


4 


M.. 


P 





::4 


. 


.:-- 


..:. 


भारत की राजपत्र 


सामंत्र -जग्गा 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , जनवरी 20 , 2014 / पौष 30 , 1935 
NEW DELHI,MONDAY , JANUARY 20 , 2014 /PAUSHA 30, 1935 


सं. 26 ] 
No . 26 ] 


पोत परिवहन मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2014 


सा . का . नि . 33( अ ). - वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम , 1958 ( 1958 के 44 ) की धारा 95 की उप - धारा 
( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, और वाणिज्य पोत 
परिवहन ( नाविक की भर्ती और स्थानन ) नियम , 2005 में संशोधन करती है, अर्थात् : 
1. (1) इन नियमों को वाणिज्य पोत परिवहन ( नाविक की भर्ती और स्थानन) संशोधन नियम, 2014 कहा जाएगा । 

( 2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. वाणिज्य पोत परिवहन ( नाविक की भर्ती और स्थानन ) नियम , 2005 में : 
(i) नियम 2 में, खण्ड (i) के उपरान्त, निम्नलिखित खण्ड को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् : 

"( ञ) सोसायटी से अभिप्राय, नाविक कल्याण निधि संघ से है जैसा वाणिज्य पोत परिवहन ( नाविक 

के शुल्क उद्ग्रहण का नियम ), 1974 में परिभाषित है " 
(ii ) नियम 5 के उपरान्त, निम्नलिखित नियम को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्: 

" 5क. कल्याण निधि अंशदान: - ( क) भर्ती और स्थानन सेवा द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षणार्थी को 
छोड़कर, नाविक के रोजगार की वास्तविक अवधि पर विदेशी ध्वज पोतों पर नियुक्त अधिकारी से 
नीचे के रैंक के नाविकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष नाविक निधि अंशदान में 
नाविक कल्याण निधि संघ के प्रत्येक नाविक को छ : हजार रु अदा किए जाएंगे । 
( ख ) सभी भर्ती और स्थानन सेवा प्रदाता को विदेश जाने वाले भारतीय ध्वज पोतों पर नाविकों की 
नियुक्ति करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि नाविकों के कल्याण को प्रोत्साहित करने के 
लिए प्रशिक्षणार्थी को छोड़कर उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी से नीचे के रैंक के प्रत्येक नाविक के 
लिए कल्याण निधि अंशदान के लिए नाविक कल्याण निधि संघ, मुम्बई को प्रत्येक वर्ष चार हजार 
आठ सौ रुपए अदा करने होंगे । 


246 GI/ 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i) ] 


( ग) सभी भर्ती और स्थानन सेवा प्रदाता को विदेश जाने वाले भारतीय ध्वज गृह व्यापार पर नाविकों 
की नियुक्ति करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि नाविकों के कल्याण को प्रोत्साहित करने के 
प्रयोजन के लिए प्रशिक्षणार्थी को छोड़कर इनके द्वारा नियुक्त अधिकारी से नीचे के रैंक के प्रत्येक 
नाविक के लिए कल्याण निधि अंशदान में नाविक कल्याण निधि संघ , मुम्बई को प्रत्येक वर्ष दो 
हजार चार सौ रुपए अदा करने होंगे । 
( घ ) उपर्युक्त अंशदान तिमाही आधार पर नाविक कल्याण निधि संघ को अदा किए जाएंगे । " 

[ फा . सं. ए -12012 / 3 / 2010 - एमए ] 

___ सुनील मिश्र, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण: - मुख्य नियम 19 मार्च, 2005 को सा. का . नि . 182 ( अ) संख्या के द्वारा भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, 

उप - खण्ड (i) में प्रकाशित हुए थे और अंतिम संशोधन अप्रैल , 2007 की 30 तारीख की अधिसूचना सं . 
318 ( अ ) के द्वारा किया गया था । 


MINISTRY OF SHIPPING 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th January, 2014 
G .S . R . 33 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of Section 95 of the Merchant Shipping 
Act , 1958 ( 44 of 1958 ), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Merchant 
Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers ) Rules, 2005 , namely : 
1 . (1 ) These rules may be called the Merchant Shipping ( Recruitment and Placement of Seafarers) Amendment 

Rules, 2014 . 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2 . In the Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers ’) Rules, 2005 : — 
(i) in rule 2, after clause (i), the following clause shall be inserted , namely: 

“ (j ) society , means the Seafarers Welfare Fund Society as defined in the Merchant Shipping (Seamen s levy 

of fees rules ) 1974 ;" 
( ii ) after rule 5 , the following rule shall be inserted , namely : 

"5A. Welfare Fund Contribution: - ( a) The Recruitment and Placement Service shall pay rupees six thousand 
per seaman to the Seafarers Welfare Fund Society , a Welfare Fund Contribution for promoting the welfare of 
seafarers per annum , below the rank of an officer engaged on board foreign flag ships excluding trainees, on 
the basis of the actual period of employment of the seamen . 
(b ) All the Recruitment and Placement Service providers engaging seafarers on India flag foreign going ships 
shall ensure that Welfare Fund Contribution for every seamen below the rank of an officer engaged by them 
excluding trainees be paid the rupees four thousand eight hundred per annum for the purpose of promoting the 
welfare of seafarers to the Seafarer s Welfare Fund Society ,Mumbai. 
(c ) All the Recruitment and Placement Service providers engaging seafarers on India flag home trade ships 
shall, ensure that Welfare Fund Contribution for every seamen below the rank of an officer engaged by them 
excluding trainees, be paid the rupees two thousand four hundred per annum for the purpose of promoting the 
welfare of seafarers to the Seafarer s Welfare Fund Society , Mumbai. 
(d ) The above contributions shall be paid on a quarterly basis to the Seafarers Welfare Fund Society ” . 

[ F. No. A- 12012/3/ 2010- MA] 

SUNIL MISHRA, Jt . Secy . 


Footnote : — The Principal rules were published in the Gazette of India Part II, Section 3 , Sub - section (i), vide number 

G . S .R . 182 ( E ), dated the 19th of March , 2005 and last amended vide Notification No. 318 ( E ), dated the 
30th of April , 2007 . 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


